निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 पौष 1932 ( TO ) 
पटना, सोमवार , 17 जनवरी 2011 


( सं o पटना 6 ) 


गृह (विशेष ) विभाग 


अधिसूचना 
7 जनवरी 2011 


09 


सं 0 एल / एच 0 जी0-2910 / 2010 /187 – सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार की 
अधिसूचना संख्या -12/नि0-10 1 3/10 सा 0 प्र0-12834 , 

दिनांक 27 

दिसम्बर 
2010 से परीक्ष्यमान उप - समाहर्ता के रूप में औपबंधिक रूप 

से नियुक्त 
अधोलिखित जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी को , 

वाहिनी को , दिनांक जनवरी 
20 1 1 ( अप्रा 0 ) के प्रभाव से , नये पद एवं पदस्थापन स्थान (स्तम्भ 4 ) पर योगदान 
करने हेतु विरमित किया जाता है ; 
क्र ० जिला समादेष्टा का वर्तमान पदस्थापन 

परीक्ष्यमान 

अभ्युक्ति 
नाम कार्यालय 

उप - समाहर्ता के 
रूप में योगदान 
हेतु पदस्थापित 


जिला का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


1 . 


श्री अनुज कुमार 


उप समादेष्टा 


समस्तीपुर 


विशेषगण बिहटा 


2 


क्र ० 


अभ्युक्ति 


बिहार गजट ( असाधारण), 17 जनवरी 2011 
जिला समादेष्टा का वर्तमान पदस्थापन 

परीक्ष्यमान 
नाम कार्यालय 

उप - समाहर्ता के 
रूप में योगदान 
हेतु पदस्थापित 


जिला का नाम 


2 


3 


4 


5 


1 

2 . 


श्री गोपाल कुमार 


जिला समादेष्टा 


मुजफ्फरपुर 


बिहार गृह रक्षा वाहिनी , 
मधुबनी 


2. उपरोक्त उल्लिखित पदाधिकारीगण नये स्थान पर योगदान करते हुए इसकी 
सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी देंगे । 

3. महासमादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी , पटना विभागीय दायित्व पर छानबीन 
कर अपने स्तर से संबंधित पदाधिकारीगण को निदेशित करेंगे । 


- 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 


मो 0 सउद , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 6-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


